रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


Mal 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


in 


विटी को पता mom 
भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 


असाधारण . . . .. 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 . उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3– Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , जुलाई १ , 2012 / आषाढ़ 18 , 1934 
NEW DELHI, MONDAY, JULY 9, 2012 /ASADHA 18 , 1934 


. 


. 


सं . 336 ] 
No. 336] 


. . 


. 


2 . 


- 


- 


- 


. 
. 
. 
: 


. 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
. अधिसूचना . . 

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2012 
सं. 31/ 2012 -केंद्रीय उत्पाद शुल्क 


सा . का.नि . 543( अ). - अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल ) अधिनियम , 1957 (1957 का 58) की धारा 3 
की उपधारा ( 3) तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ( कपड़ा तथा कपड़े की वस्तुएं ) अधिनियम , 1978 (1978 का 40) की धारा 
3 की उपधारा ( 3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में अनिवार्य है, 
एतद्वारा इसके साथ नत्थी सारणी में विनिर्दिष्ट पूंजीगत माल को , विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3. 13. 4 के अनुसार 
आंचलिक कार्यालय, केंद्रीय लाइसेंसिग क्षेत्र , नई दिल्ली द्वारा विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना ( वी के जी यू वाई) के तहत 
किसी निर्यातक को जारी कृषि अवसंरचना प्रोत्साहन स्क्रिप (जिसे इसके बाद कथित पर्जी कहा गया है) के समक्ष निकासी 
होने पर, निम्नलिखित से छूट प्रदान करती है, - 


(i) केंद्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ अधिनियम ,1985 (1986 का 5) की प्रथम और द्वितीय अनुसूची के तहत उस पर उदहणीय 

समस्त उत्पादशुल्क से; 


(ii ) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल ) अधिनियम , 1957 (1957 का 58) की धारा 3 के तहत उस पर 

उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त उत्पादशुल्क से; और 


( iii ) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा तथा कपड़े की वस्तुएं) अधिनियम, 1978 (1978 का 40 ) की धारा 3 के तहत उस पर 

उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त उत्पादशुल्क से । 


2520 GI / 2012 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II 


SEC . 3(i)] 


2. यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी , नामश: 


( क ) . कथित पर्ची किसी हैसियत धारक को जारी की गयी हो, जो विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.13.4 में सूचीबद्ध 

उत्पादों का निर्यातक हो : 


बशर्तेविदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3. 17 . 2 में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित प्रकार के निर्यातों को निर्यात निष्पादन 
की गणना या स्कीम के तहत पात्रता की संगणना के लिए नहीं गिना 
जाएगा, नामश: 
(i) निर्यातोन्मुखी इकाइयां या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या जैवप्रौद्योगिकी पार्क जो 

प्रत्यक्ष कर का हितलाभ या छूट ले रहे हों ; . 


(ii) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2. 35 के तहत परिवर्तित आयातित मालों का निर्यात ; 


यानांतरण के जरिए निर्यात , अर्थात उसके द्वारा वह निर्यात तीसरे देश में उत्पन्न हो रहा है किंतु 
भारत के जरिए यानांतरण किया गया है; 


( iv ) 


मानदनिर्यात; 
विशेष आर्थिक जोन की यूनिटों द्वारा किए गए निर्यात या विशेष आर्थिक जोन के उत्पाद जिनका 
निर्यात घरेलू टैरिफ क्षेत्र की यूनिटों द्वारा किया गया हो ; और 


(vi ) 


वे मदें , जो आईटीसी (एचएस) में निर्यात नीति की अनुसूची-2 में प्रतिबंधित हैं या निर्यात निषिद्ध 


( ख) यह कि इस अधिसूचना के तहत हितलाभ उन मदों की निकासी के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, जो प्रक्रिया पुस्तिका, खंड 
1 के परिशिष्ट 37ख में सूचीबद्ध हैं ; 


(ग) यह कि इस अधिसूचना के तहत हितलाभ उन मालों या मदों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, कथित पर्ची के समक्ष जिनके 
आयात की अनुमति नहीं है; 


( घ ) यह कि पर्ची अहस्तांतरणीय होगी: 


यह भी शर्त है कि वह पर्ची कोल्ड चेन उपकरणों के प्रापण हेतु हैसियत धारकों के बीच हस्तांतरणीय होगी: 


इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त फूड पार्क में इकाईयों 
द्वारा यह पर्ची कोल्ड चेन उपकरणों के प्रापण हेतु हस्तांतरणीय होगी : ‘ इकाईयों शब्दों में विकासकर्ता 
शामिल नहीं होंगे ; 


(ड .) इस छूट के अंतर्गल निकासीकृत पूंजीगत माल का प्रयोग विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3. 13.4 के खंड (घ) के अनुसार 
होगा। 


. .- . 


- 


- 


- - 


. 


.. 


[ भाग II – खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( च ) इस छूट के अंतर्गत निकासीकृत पूंजीगत माल का उपयोग वास्तविक प्रयोगक्ता के अधीन होगा । . 


( छ ) यह कि कथित पर्ची पंजीकरण पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी के यहां पंजीकृत है (जिसे इसके बाद कथित 
सीमाशुल्क प्राधिकारी कहा गया है) ; 


(ज ) यह कि कथित पर्ची का धारक, जो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे पर्ची मूलत: जारी की गयी थी या हस्तांतरण धारी 
हो, कथित पर्ची को कथित सीमाशुल्क प्राधिकारी को आपूर्तिकर्ता या विनर्माता से पत्र या प्रोफार्मा बीजक के साथ प्रस्तुत करे 
जिसमें उसके क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी (जिसे इसके बाद कथित अधिकारी कहा गया है) के क्षेत्राधिकार के 
ब्यौरे हों तथा निकासी किए जाने वाले माल का विवरण, मात्रा, मूल्य एवं उस पर उद्हणीय शुल्कों के ब्यौरे हों , इस छूट को 
छोड़कर; 


( झ ) यह कि कथित सीमाशुल्क प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 94/ 2009 -सीमा शुल्क , दिनांक 11 सितंबर , 2009 के तहत 
आयातों तथा उसकी छूटों के समक्ष पहले ही किए गए नामें को लेखे में लेते हुए कथित पर्ची में या उसके पीछे उद्ग्रहणीय 
शुल्कों को नामे करेगा, उस पर आवश्यक ब्यौरे भी लिखता है, अपने अभिलेखों को अद्यतन करता है, तथा इन कार्रवाइयों की 
लिखित सलाह कथित अधिकारी को भेजता है; .. 
( ब) यह कि निकासी के समय, पर्ची का धारक कथित सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा नामे की गयी कथित पर्ची को कथित 
अधिकारी के समक्ष कथित अधिकारी को संबोधित एक वचनपत्र के साथ प्रस्तुत करता है कि - 

( क) कथित पर्ची में किसी धनराशि के कम नामे होने के मामले में वह मांग करने पर कम नामे की . 

धनराशि के बराबर धन लागू ब्याज के साथ अदा करेगा ; 
( ख) वह वास्तविक प्रयोगकर्ता शर्त का अनुपालन करेगा तथा विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3. 13. 4 

के खंड ( घ ) के उप पैरा ग्राफ के अनुसार पूंजीगत माल का प्रयोग भी करेगा तथा इन शर्तों के गैर 
अनुपालन के मामलों में वह मांग किये जाने पर इसमें निहित लागू ब्याज के साथ छूट को छोड़कर 

लगाई जाने वाली ड्यूटी के कुल राशि के बराबर भुगतान करेगा , 
(ट ) यह कि कथित लिखित सलाह और वचनपत्र के आधार पर , कथित अधिकारी निकासी के ब्यौरों को पृष्ठांकित 
करता है तथा कथित पर्ची के पीछे, इस छूट को छोड़कर , उद्ग्रहणीय शुल्कों का वैधयन करता है जिसे कथित सीमाशुल्क 
प्राधिकारी द्वारा नामे किया गया, तथा ऐसी निकासियों का एक अभिलेख रखता है; 
( ठ) यह कि विनर्माता इस अधिसूचना के तहत निकासी के समर्थन में, कथित सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा नामे किए 
गए तथा कथित अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित एवं पर्ची के धारक द्वारा विधिवत सत्यापित कथित पर्ची की एक प्रतिलिपि 
रखता है; और 
( ड ) यह कि कथित पर्ची का धारक , जिसे माल की निकासी की गयी थी , केंद्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ अधिनियम ,1985 
( 1986 का 5) की प्रथम और द्वितीय अनुसूची, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल ) अधिनियम , 1957 (1957 
का 58) की धारा 3, तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा तथा कपड़े की वस्तुएं) अधिनियम , 1978 (1978 का 40) की 
धारा 3 के तहत उस पर उद्गह्णीय उत्पादशुल्क पर , कथित पर्ची में नामे की गयी तथा निकासी के समय वैधीकृत 
धनराशि के समक्ष प्रतिअदायगी या सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेने का पात्र होगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IF - SEC . 3(i)] 


स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों से, 


( क ) “विदेश व्यापार नीति का अर्थ किंदेशव्यापार नीति , 2009 -14 है, जो भारत सरकार, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा 
अधिसूचना सं . 01 ( आरई 2012y/2009 - 2014 , दिनांक 5 जून , 2102 के तहत प्रकाशित की गयी 


( ख) “ प्रक्रिया पुस्तिका, खंड - " का अर्थ प्रक्रिया पुस्तिका, खंड-, 2009 -14 है, जो भारत सरकार, वाणिज्य तथा उद्योग 
मंत्रालय द्वारा लोक सूचना सं. 01 ( आरई 2012)/2009-2014, दिनांक 5 जून, 2012 के तहत प्रकाशित की गयी है। 


( ग) हैसियत धारक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी हैसियत यथा मामला श्रेणी एक्सपोर्ट हाऊस स्टार एक्सपोर्ट 
हाऊस अथवा ट्रेडिंग हाऊस “ स्टार ट्रेडिंग हाऊस अथवा प्रिमियम ट्रेडिंग हाऊस हो , जैसा कि विदेश व्यापार नीति के 
पैराग्राफ 3. 10 .2 में उल्लिखित है। 


सारणी 


क्र . स 


विवरण 


। 


कोल्ड स्टोरेज इकाईयों (कंट्रोल वातावरण तथा संशोधित वातावरण स्टोरेज सहित); प्रीकूलिंग 
यूनिट तथा प्याज के लिए मदर स्टोरेज यूनिट। 
पैक हाऊस; प्रक्रिया पुस्तिका खंड 1 के प्रशिष्ट - 37 च में अधिसूचित पैक हाऊस उपकरण अर्थात 
| (1) फलों तथा सब्जियों के लिए पैकिंग ग्रेडिंग उपकरण ( 2) इथाइलिन जेनरेटर सहित फलों को 
पकाने के उपकरण (3) कोल्ड रुम के लिए अडायबेटिक हुमिडिफायर ( 4) गैस सेंसर तथा नियंत्रण 
प्रणाली जिसमें सीओ2 , इथालीन तथा आक्सीजन स्तर शामिल है ( 5) इथाइलिन स्क्रबर (6) सी 
ओ2 स्क्रबर (7) आई क्यू एफ प्लांट के लिए ब्लास्ट फ्रीजर (8) गैस लाइट रुम के लिए दरवाजे 
सीए, केले /फल पकाने जैसे अप्लीकेशन ( 9) नाइट्रोजन जेनरेटर ( 10 ) सी ए स्टोर के लिए गैस 
नियंत्रण प्रणाली ( 11) सीए स्टोर के लिए बल्कबिन (12) कोल्ड स्ट्रोर तथा वेयर हाऊस के लिए 
रीचस्टैकर (13) कार्गों की बल्क हैंलिंग के लिए बेल्ड चालित कनवेयर , (14) गेन्ट्री क्रेन , 
अनलोहिंग, बल्क एंड ब्रेक कार्गो के लिए मशीनीकृत लोडर! 
| वैन अथवा कंनटेनर्स देखें 


... [ फा . सं. 609 /12 /2012 -डीबीके ] 

राजेश कुमार अग्रवाल, अवर सचिव 


[ M 11 - - Oue 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 9th July , 2012 
No. 31/2012- Ceotral Excise 


GS.R . 543 (E ). In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 5A of the Central 

Excise Act , 1944 ( 1 of 1944 ), read with sub - section (3) of section 3 of the Additional Duties of 
Excise (Gouds of Special Importance ) Act, 1957 (58 of 1957 ) and sub - section (3 ) of section 3 of 
the Additional Duties of Excise ( Textiles and Textile Articles ) Act, 1978 (40 of 1978 ), the 
Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
exempts capital goods specified in the Table annexed hereto , when cleared against an Agri. 
Infrastructure Incentive Scrip duty credit scrip issued to an exporter by the Zonal Office, Central 
Licensing Area, New Delhi in accordance with paragraph 3 .13.4 of the Foreign Trade Policy 
(hereinafter referred to as the said scrip ) under Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana (Special 
Agriculture and Village Industry Scheme) from , 


(i) the whole of the duty of excise leviable thereon under the First Schedule and the Second 

Schedule to the Central Excise Tariff Act , 1985 (5 of 1986 ); 


( ii) the whole of the additional duty of excise leviable thereon under section 3 of the Additional 

Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957); and 


(iii) the whole of the additional duty of excise leviable thereon under section 3 of the Additional 

Duties of Excise ( Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978 ). 


2 . The exemption shall be subject to the following conditions, namely: 


(a ) 


that the said scrip is issued to a Status Holder who is exporter of products specified in 
paragraph 3.13 .4 of the Foreign Trade Policy: 


Provided that the following categories of exports specified in paragraph 3. 17.2 of the 
Foreign Trade Policy shall not be counted for calculation of export performance or for 
computation of entitlement under the Scheme, namely : 


(i) 


Export Oriented Units or Electronic Hardware Technology Parks or 
Biotechnology Parks, which are availing direct tax benefits or exemption ; 


( ii) 


Export of imported goods covered under Para 2. 35 of the Foreign Trade 
Policy ; 


2520 GI | 12 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II SEC . 3(1) ] 


( iii ) 


Exports through transshipment, meaning thereby that exports originating in 
third .eguntry but transshipped through India ; 


( iv ) 


Deemed Exports ; . 


(v ) 


Exports made by Special Economic Zone units or Special Economic Zone 
products exported through Domestic Tariff Area units; and 


( vi ) 


Items, which was restricted or prohibited for export under Schedule - 2 of 
Export Policy in ITC (HS); 


-. 


(b ) 


that the benefits under this notification shall noi o runilable for clearance of the items 
listed in Appendix 37B of the Hand Book of Procedures, Volume I; 


.. 


- 


(c) 


that the benefits under this notification shall not be available to goods or items, the 
imports of which are not permitted against the said scrip ; 


--.- 


(d ) 


that the scrip shall be non - transferable : 


Provided that the scrip shall be transferable amongst Status Holders for 
procurement of Cold Chain equipment: 


Provided further that the scrip shall be transferable for procurement of Cold Chain 
equipment by units in a Food Park recognized by the Ministry of Food Processing 
Industries. The term units shall not include developers; - 


(e) 


that the capital goods cleared under this exemption shall be utilized as per clause (d) of 
paragraph 3. 13 .4 of the Foreign Trade Policy ; 


that the capital goods cleared under this exemption shall be subject to actual user 
condition ; 


that the said scrip is registered with the Customs authority at the port of registration 
(hereinafter referred as the said Customsauthority ); 


that the holder of the scrip, who may either be the person to whom the scrip was 
originally issued or a transferee-holder, presents the said scrip to the said Customs 
authority along with a letter or proforma invoice from the supplier or manufacturer 
indicating details of its jurisdictional Central Excise Officer (hereinafter referred as the 
said Officer) and the description , quantity , value of the goods to be cleared and the 
duties leviable thereon , but for this exemption ; 


that the said Customs authority , taking into account the debits alicady made towards 
imports under Notification No. 94 /2009 - Customs, dated the 11th September, 2009 and 
this exemptioni, shail debit the duties leviable , but for this exemption in or on the 
reverse of the said scrip and also mentions the necessary details thereon , updates its 
Own focorus and sends written advice of these actions to the said Officer ; 


that at the time of clearance, the holder of the scrip presents the said scrip debited by 
the said Customs authority to the said Officer along with an undertaking addressed to 
the said Officer that 


- 


. - - - - . 


. . . .. . - 


- 


- . . . -- . - -. 


- - 


. . .. . . 


.. 


( 471 Il _ CUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


in case of any amount short debited in the said scrip he shall pay on demand 
. . .. an amount equal to the short debit, along with applicable interest .; 


(B ) 


he shall comply with the actual user condition and also utilize the capital 
goods as per sub -paragraph (d ) of paragraph 3. 13 .4 of the Foreign Trade 
Policy and that in case of non compliance of these conditions he shall pay on 
demand an amount equal to the duty leviable , but for the exemption 
contained herein together with applicable interest ; 


(k ) 


that based on the said written advice and undertaking, the said Officer endorses the 
clearance particulars and validates, on the reverse of the said scrip, the details of the 
duties leviable , but for this exemption , which were debited by the said Customs 
authority, and keeps a record of such clearances; 


(1) 


that the manufacturer retains a copy of the said scrip , debited by the said Customs 
authority and endorsed by the said Officer and duly attested by the holder of the scrip , 
in support of the clearance under this notification ; and 


(m ) 


that the said holder of the scrip , to whom the goods were cleared , shall be entitled to 
avail the drawback or CENVAT credit of the duties of excise leviable under the First 
Schedule and the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ), 
section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance ) Act, 1957 
(58 of 1957 ) and section 3 of the Additional Duties of Excise ( Textiles and Textile 
Articles ) Act, 1978 (40 of 1978 ), against the amount debited in the said scrip and 
validated at the time of clearance, 


Explanation - For the purposes of this notification , - 


(A ) “ Foreign Trade Policy " means the Foreign Trade Policy , 2009 - 14 , published by the 
Government of India in the Ministry of Commerce and Industry , vide notification No. 01 (RE 
2012 )/2009- 2014 , dated the 5th June, 2102 . 


(B " Handbook of Procedures Volume !" means the Handbook of Procedures Volume 1, 
2009 -14 , published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry , 
vide Public Notice No . 01 (RE 2012)/2009 -2014, dated the 5th June, 2012 . 


( C )“ Status Holder" means the person having status category of Expoñt House or Star 
Export House or Trading House or Star Trading House or Premier Trading House , as 
the case may be , as mentioned in para 3 .10 .2 of the Forcign Trade Policy . 


: THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec. 3 (1)] 


. . . 


- - 


- 


- 


- - . 


Table 


Sl. No. 

Description 
Cold storage units ( including Controlled Atmosphere and Modified Atmosphere 
Stores); IPrecooling: Units and Mother Storage Units for Onions. 
Pack Houses: the Pack !House equipments notified in Appendix 37 F of Hand Book 
of Procedures Volume I, namely:- (1) Packing grading equipments for fruits and 
vegetables, (2) Equipments for rüpening of fruits including ethylene generator, (3 ) 
Adiabatic humidifiers for cold rooms, (4 ) Gas sensor and controlled system covering 
CO2, ethylene and oxygen levels , (5) Ethylene scrubbers, (6 ) CO2 scrubbers, (7) 
Blast freezers for IQF plants , (8 ) Doors for gastight rooms, applications like CA , 
Banana / fruit ripening , (9 ) Nitrogen generators, (10 ) Gas controlling systems for CÀ 
stores, (11 ) Bulk bins for CA stores, (12 ) Reach stackers for coid stores and 
warehouses , ( 13) Belt driven conveyors for bulk handling of cargo and (14 ) Gantry 

cranes, unloading, mechanized loaders for bulk and break bulk cargo . 
3 Reefer Van or Containers 


. 


[F. No: 609/ 12 / 2012 -DBK ] 
RAJESH KUMAR AGARWAL, Under Secy. 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Tuwisho by be Controla of Publicaiions , Delhi- 110054 . 


